. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 कार्तिक 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

7 नवम्बर , 2014 ( ई० ) 


संख्या 582 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 अक्टूबर , 2014 


संख्या-1/विविध- 834/ 2014 का0 - 10564 -- श्री ज्योति भ्रमर तुबिद , भा .प्र. से. ( झा : 83 ), प्रधान सचिव , राजस्व 
एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके अनुरोध पर अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु- सह- सेवानिवृत्ति लाभ ) 
नियमावली, 1958 के नियम 16 (2) तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली की 
अधिसूचना दिसम्बर , 2004 के अनुसार 16(2) के परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक 28. 10 .2014 के अपराह्न से 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 582 - 50 | 


